रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PH5. 


. 


U 


. 


11 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार , अप्रैल 21 , 2017/ वैशाख 01 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2017 /VAISAKHA 01 , 1939 


सं. 1086] 
No. 1086 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 अप्रैल , 2017 
का . आ . 1229( अ). - जबकि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप -धारा (1) के अधीन भारत सरकार के शासकीय राजपत्र , 
असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप- खंड (ii) के तहत जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , 
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के का . आ . संख्या 02( अ), दिनांकित 27.12. 2016 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना के 
द्वारा “ पश्चिम बंगाल राज्य के बर्दवान जिले में कि . मी . 284.170 पर लेवल क्रॉसिंग सं . 6/ बी / टी के स्थान पर सड़क उपरि 
पुल ( आरओबी) और इसके पहुंचमार्गों के निर्माण " हेतु उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और जबकि , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3) के अधीन , “ बर्तमान 
पत्रिका " और "टाइम्स ऑफ इंडिया ” दोनों में , दिनांकित 18 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया है ; 

और जबकि , सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । 

और जबकि , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप -धारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

इसलिए, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट 
प्राप्त हो जाने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया 
जाना चाहिए । 


2646 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii) ] 


और इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप- धारा ( 2) के अनुसरण में , एतद्वारा 
यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना शासकीय के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


पश्चिम बंगाल राज्य में रारा- 60 के कि . मी . 284 .170 पर लेवल क्रॉसिंग सं . 6/ बी / टी के स्थान पर आरओबी और इसके 

पहुंचमार्गों के निर्माण हेतु संरचना सहित अथवा संरचना रहित अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 
क्र . | जिले का | तालुक का | गांव का नाम | सर्वेक्षण सं . भूमि का भूमि की क्षेत्रफल भू -स्वामी /हितबद्ध व्यक्ति का 
नाम नाम 

प्रकार प्रकृति ( एकड़ में ) । 
- 2 3 4 

78 


1 | बर्दवान | जमुरिया 


आरएस | 349 | 

निजी 


गैर 


गैर - कृषि 


तापसी ( जे . 
सं .- 53 ) 


0. 115 


| बोर्ड की ओर से 5 नं . जोत 
जानकी यूनियन , गांव-तापासी 
डाइमंड ड्रिल सिंडीकेट , कोलकाता 
और अन्य 


आरएस | 649 निजी 


कृषि 


0.050 


आरएस 


651 


___ निजी 


कृषि 


1.920 


कोलेरिज़ की पक्षमे एसोसिएटेड 
नन्दी, गांव - तापासी 


आरएस | 652 


निजी 


कृषि 


0 .035 


कोलेरिज़ की पक्ष मे एसोसिएटेड 
नन्दी, गांव - तापासी 


आरएस 


655 


निजी 


- गैर - कृषि 


0 .020 


कोलेरिज़ की पक्ष मे एसोसिएटेड 
नन्दी, गांव -तापासी 


आरएस | 663 


निजी 


0 .035 


कोलेरिज़ की पक्ष मे एसोसिएटेड 
नन्दी , गांव - तापासी 


आरएस | 667 


निजी 


कृषि 


0 .040 


नलिनी कांता राज पिता 
पशुपति, गांव -तापासी और अन्य 


आरएस | 668 


निजी 


गर - कृषि 


0 . 050 


कोलेरिज़ की पक्ष मे एसोसिएटेड 
नन्दी, गांव -तापासी 


आरएस 669 | निजी 


- 


कृषि 


0 .175 


कोलेरिज़ की पक्ष मे एसोसिएटेड 
नन्दी, गांव -तापासी 


आरएस || 670 


निजी 


- गैर - कृषि 


0 . 070 


कोलेरिज़ की पक्ष मे एसोसिएटेड 
नन्दी , गांव-तापासी 


आरएस | 


निजी 


कृषि 


0. 075 


सर्बमंगला प्रसाद मंडल पिता 
बैद्यनाथ, गांव - तापासी और अन्य 


आरएस | 672 


निजी 


कृषि 


0.035X कलेक्टर, बर्धमान 


आरएस | 673 


कृषि 


0. 020 


| 

अमित चामरिया पिता - 
लादुराम , गांव -तापासी और अन्य 


बर्दवान | जमुरिया 


तापसी 
( जे . एल . सं . - 


आरएस | 723 


निजी 


कृषि 


| 0.500 जय गोपाल मुखोपाध्याय पिता 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


53 ) 


राखाल ,गाँव -तापासी और अन्य 


आरएस | 724 


निजी 


कृषि 


0. 230 


नारायण बंधोपाध्याय पिता 
प्रथम , गांव - तापसी 


आरएस | 823 | 


निजी 


कृषि 


0 .480 


जय गोपाल मुखोपाध्याय पिता 
राखाल , गाँव-तापासी और अन्य 


आरएस | 824 


निजी 


- 


कृषि 


0. 090 


जय गोपाल मुखोपाध्याय पिता 
राखाल , गॉव-तापासी और अन्य 


आरएस | 825 


निजी 


कृषि 


0 .080 


तारापद मंडल पिता नारायण , 
गांव- तापासी 


आरएस | 826 


निजी 


कृषि 


0 . 080 


तारापद मंडल पिता नारायण , 
गांव - तापासी 


आरएस । 


833 | निजी 


कृषि । 


0 . 130 


दिबाकर मंडल पिता मागाराम 
मंडल , गांव - तापासी और अन्य 


आरएस | 834 


निजी 


कृषि 


0. 210 


चक्रधर माझी, पिता 
भोलानाथ, गांव -तापासी और अन्य 


आरएस | 835 


निजी 


कृषि 


___ 0. 145 


मुकेश कुमार मोदी पिता राजेन्द्रर 
मोदी गांव - रानीगंज 


आरएस 838 


निजी 


कृषि 


0. 215 


पवन कुमार चमरिया पिता 
राधेश्याम , गांव - रानीगंज और 
अन्य 


आरएस | 839 


निजी | 


कृषि 


0 .120 


सुमित्रा माजी स्वमी जॉय राम 
माजी, गांव-तापासी और अन्य 


आरएस | 840 


निजी 


कृषि 


0.110 


चंदन सिंह पिता अशोक , गांव 
रामबागान और अन्य 


आरएस | 841 


निजी 


कृषि 


0 .090 


कल्पना मंडल पिता हृदय , गांव 
तापासी और अन्य 


आरएस | 842 


निजी 


कृषि 


0.045 


माधुरी माझी पिता प्रहलाद, 
गांव -तापासी और अन्य 


आरएस 


| 843 


निजी 


कृषि 


0. 005 


| मै. प्रगति वर्क्स प्रा . लि . के पक्ष में 
डायरेक्टर्स , गांव -तापासी 


आरएस | 923 


निजी 


कृषि 


0 .025 


| चंडीदास मंडल पिता नबीन 
मंडल , गांव-तापासी और अन्य 


आरएस | 945 


निजी 


कृषि 


0 .140 


बर्दवान | जमुरिया । 

तापसी 


धरणी माजी पिता पूर्ण, गांव 
तापासी और अन्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( जे . एल . सं . - 
53) 


आरएस | 946 


निजी 


कृषि 


0 .085 


कीरिटि मोहन च्याटार्जि पिता 
अम्त्रत गोपाल , गांव -तापासी 


आरएस | 947 | निजी 


कृषि 


0. 230 


दिबाकर मंडल पिता मागाराम 
मंडल, गांव - तापासी और अन्य 


आरएस | 948 


निजी 


- 


कृषि 


0 . 045 


अचिंत मंडल पिता शक्ति , गांव 
तापासी और अन्य 


आरएस | 949 


निजी 


कृषि 


0 . 230 


तारादासा दबा पिता राम रतन 
जमादार रानीगंज , 


आरएस | 951 


निजी 


कृषि 


0 . 125 


| पशुपति माजी पिता युगल 
किशोर, गांव -तापासी और अन्य 


आरएस 952 


निजी 


कृषि 


0. 420 


चपलाबाला दासी माजी पत्नी 
स्वामी अबीनाश चंद्र गांव 
तापासी और अन्य 


आरएस | 957 | 


निजी 


कृषि । 


0. 290 


बिमल कुमार लोहिया पिता सुंदर 
लाल , गांव-तापसी और अन्य 


आरएस | 958 


कृषि 


0. 140 


भीमसेन मंडल पिता हंगेश्वर , 
गांव- खाटपुकुर 


आरएस | 960 


निजी 


कृषि । 


0 .015 


भुयालका रोड़ लाइन्स प्रा . लि ., 
के पक्ष में ओमप्रकाश गांव 
भुयालका 


आरएस | 962 


निजी 


0 . 320 


तुलसी दास मंडल पिता दामोदर, 
गांव -तापसी और अन्य 


आरएस | 963 


निजी 


कृषि 


0 .090 


| सूदनचन्द्र गोप पिता 
अतुलचन्द्र, गांव -कुनुस्तरिया और 
अन्य 


आरएस | 964 


निजी 


कृषि 


0 . 310 


निरब दास मंडल पिता पंकज , 
गांव -तापासी और अन्य 


आरएस | 965 


निजी 


| कृषि 


0. 040 


तिनकडी मंडल पिता केतन, गांव 
बहदुपपुर और अन्य 
कम्युनिकेशन ऐंड वर्क्स डिपार्टमेंट , 
गांव -तापासी 


आरएस | 966 निजी 


गैर - कृषि 


0 .020 


आरएस 967 


निजी 


कृषि 


0 . 020 


तनमय चटर्जी पिता अनादीनाथ , 
गांव-तापासी 


आरएस 1114 


निजी 


कृषि 


0 .190 


कोलेरिज़ की पक्ष मे एसोसिएटेड 
नन्दी, गांव -तापासी 


41 


आरएस | 1138 निजी 


कृषि 


0 . 020 


कोलेरिज़ की पक्ष मे एसोसिएटेड 


बर्दवान | जमुरिया । 

तापसी 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( जे . एल . सं . - 
53) 


नन्दी, गांव - तापासी 


आरएस | 1148 


निजी 


कृषि 


0 .035 


धर्मदास मंडल पिता कुंज बिहारी , 
गांव -तापासी और अन्य 


आरएस 1221 


निजी 


कृषि 


0 .045 


चंडीदास मंडल पिता नबीन 
मंडल , गांव -तापासी और अन्य 


आरएस 1272 


निजी 


कृषि 


0. 065 


तुलसी दास मंडल पिता दामोदर , 
गांव- तापासी और अन्य 


आरएस 1273 


निजी 


गैर - कृषि 


0.020 


सत्यरज्ञन मंडल पिता - हरीदास , 
गांव- तापासी और अन्य 


790 


- गैर - कृषि 


कलेक्टर, बर्धवान 


धसला ( जे . 

- आरएस 
एल . सं . 
56 ) 

आरएस 


सरकारी 


कृषि 


0. 070 


कलेक्टर , बर्धवान 


आरएस | 792 


सरकारी 


कषि 


0. 900 


कलेक्टर , बर्धवान 


आरएस | 803 - सरकारी 


कृषि 


0 . 080 


कलेक्टर , बर्धवान 


आरएस | 804 | सरकारी 


- गैर- कृषि 


1. 880 


कोलेरिज़ की पक्ष मे एसोसिएटेड 
नन्दी , गांव-तापासी 


आरएस | 808 | सरकारी 


- गैर- कृषि 


2. 460 


कलेक्टर , बर्धवान 


आरएस | 809 | सरकारी 


गर - कृषि 


0 . 350 


कलेक्टर , बर्धवान 


आरएस 1611 निजी । 


कृषि 


0 .220 


| कोलेरिज़ की पक्ष मे एसोसिएटेड 
नन्दी , गांव-तापासी 


आरएस | 1712 


निजी 


कृषि 


0 .050 


| कलेक्टर , बर्धवान 


कृषि 


आरएस | 1713 सरकारी 

0 .090 | कलेक्टर, बर्धवान 

कोलेरिज़ की पक्ष मे एसोसिएटेड 
आरएस | 1715 | सरकारी - गैरकृषि 0 .070 

नन्दी , गांवताप - सी 

कोलेरिज़ की पक्ष मे एसोसिएटेड 
आरएस 1803 सरकारी कृषि - 0. 400 

नन्दी , गांवताप - सी 

कुल 14. 96 एकड़ 
[ फा . सं. आरडब्ल्यू/ एनएच- 12014/ डब्ल्यूबी (10) एलए/16-एस एण्ड आर ( बी )] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (ii ) ] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th April, 2017 


S .O . 1229 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, Department of Road Transport and Highways number S . O 02 ( E ) dated 27 /12 /2016 , published in Gazette of 
India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (ii ) and issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 56 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention 
to acquire the land specified in the Schedules annexed to the said notification for " Construction of Road over Bridge 
(ROB ) and its approaches in lieu of Level Crossing No. 6 /B / T at Km . 284 . 170 in the district of Burdwan in the State of 
West Bengal” . 


And , whereas, the substance of the said notification has been published in “ Bartaman Patrika” and “ Times of 
India ” both dated the 18th January 2017 ; under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 


And whereas, no objection has been received from any person by the Competent Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority under NH Act , 1956 (48 of 56 ) and 
in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedules should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the OfficialGazette, the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure for Construction of ROB and its approaches in lieu 

of Level Crossing no . 6 /B / T at Km . 284 .170 of NH -60 in the State of West Bengal 


Si. 


Name of 
the District 


Name of 
the Taluk 


Name of 

the 
Village 


Survey 
Number 


Type of 
land 


Nature of 

land 


Area in 
Acres 


Name of the Land 
Owner / Interested 

Persons 


No. 


4 


8 


Burdwan 


Jamuria 


Tapsi (J. L . 
No.-53) 


RS 


349 


Private 


Non Agri 


0.115 


5 No . Jot Janaki 
Union on behalf of 
Board , Vill -Tapsi 


Private 


Agri 


0 . 050 


Diamond Drill 
Syndicate, Kolkata & 
others 


RS 


651 


Private 


Agri 


1. 920 


Associated Nandi on 
behalf of Coalieries 
, Vill- Tapsi 


Private 


Agri 


0.035 


Associated Nandi on 
behalf of Coalieries , 
Vill - Tapsi 


Private 


Non Agri 


0 .020 


Associated Nandi on 
behalf of Coalieries, 
Vill - Tapsi 


663 


Private 


Agri 


0.035 


Associated N 


[ TT II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Burdwan 


Jamuria 


Tapsi 
( J.L . No. 

53 ) 


behalf of Coalieries , 
Vill- Tapsi 


667 


Private 


0 .040 


Nalini Kanta Ruj Slo 
Pashupati , Vill - Tapsi 
& others 


RS 


668 


Private 


Non Agri 


0 .050 


Associated Nandi on 
behalf of Coalieries, 
Vill - Tapsi 


669 


Private 


Agri 


0.175 


Associated Nandi on 
behalf of Coalieries, 
Vill - Tapsi 


670 


Private 


Non Agri 


0 .070 


Associated Nandi on 
behalf of Coalieries, 
Vill - Tapsi 


671 


Private 


Agri 


0.075 


Sarbamangala Prasad 
Mondal S /o 
Baidyanath , Vill 
Tapsi & others 


RS 


672 


Private 


Agri 


0.035 


Xcollector, Burdwan 


73 


Private 


Agri 


0.020 


Amit Chamariya S /o 
Laduram , Vill 
Raniganj & others 


RS 


723 


Private 


Agri 


0 .500 


Joy Gopal 
Mukhopadhyay Slo 
Rakhal, Vill - Tapsi & 
others 


724 


Private 


Agri 


0 .230 


Narayan 
Bandopadhyay S /o 
Pramatha ,Vill- Tapsi 


Private 


Agri 


0 .480 


Joy Gopal 
Mukhopadhyay S /o 
Rakhal, Vill - Tapsi & 
others 


Private 


Agri 


0 . 090 


Joy Gopal 
Mukhopadhyay Slo 
Rakhal, Vill - Tapsi 


825 


Private 


Agri 


0.080 


TarapadaMondal Slo 
Narayan , Vill - Tapsi 


Private 


Agri 


0.080 


Tarapada Mondal S /o 
Narayan , Vill- Tapsi 


RS 


833 


Private 


Agri 


0 .130 


Dibakar Mondal S /o 
Magaram Mondal 
, Vill - Tapsi & others 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Burdwan | Jamuria 


Tapsi 


(J.L . No. 

-53 ) 


834 


Private 


Agri 


0 .210 


Chakradhar Majhi Slo 
Bholanath , Vill- Tapsi 
& others 


RS 


835 


Private 


Agri 


0 . 145 


Mukesh Kumar Modi 
S /o Rajendra Modi 
, Vill-Raniganj 


RS 


838 


Private 


Agri 


0. 215 


Pawan Kumar 
Chamaria S / 
Radhashyam , Vill 
Raniganj & others 


839 | 


Private 


Agri 


0. 120 


Sumitra Maji W / 
Jayram Maji , Vill 
Tapsi & others 


840 


Private 


Agri 


0 .110 


Chandan Singh S / 
Ashoke , Vill 
Rambagan & others 


841 


Private 


Agri 


| 


0 .090 


Kalpana Mondal W /o 
Hriday , Vill - Tapsi & 
others 


842 


Private 


Agri 


0 . 045 


Madhuri Majhi D /o 
Prahlad , Vill - Tapsi & 
others 


RS 


843 


843 


Private 


Agri 


0 .005 


M /s Pragati Works 
Pvt. Ltd on behalf of 
Directors, Vill- Tapsi 


923 


Private 


Agri 


0 .025 


Chandidas Mondal S /o 
Nabin Mondal, Vill 
Tapsi & others 


945 


Private 


Agri 


0 .140 


Dharani Majhi S /o 
Purna, Vill - Tapsi & 
others 


946 


Private 


Agri 


0 .085 


Kiriti Mohan 
Chatterjee S /o - Amrit 
Gopal, Vill - Tapsi 


947 | 


Private 


Agri 


230 


Dibakar Mondal S /o 
Magaram Mondal, 
Vill - Tapsi & others 


948 


Private 


Agri 


0 . 045 


Achinta Mondal S /o 
Shakti, Vill- Tapsi & 
others 


949 


Private 


Agri 


0 .230 


Taradasi Debi W /o 
Ramratan Jamadar, 
Raniganj 


[ TT II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

- 


Burdwan 


Jamuria 


| Tapsi 
( J.L . No. 

53) 


Private 


Agri 


0 . 125 


Pasupati Majhi S /o 
Jugal kishore , Vill 
Tapsi & others 


Private 


Agri 


Chapala Bala Dasi 
Majhi W / o Abinash 
Chandra ,Vill -Tapsi & 
others 


RS 


957 


Private 


Agri 


Bimal Kumar Lohia 
S /o Sundar Lal, Vill 
Tapsi & others 


RS 


958 


Private 


Agri 


0 . 140 


Bhimsen Mondal S /o 
Hangseshwar, Vill 
Tapsi 


Private 


Agri 


0 .015 


Omprakash on behalf 
of Vualka Road Lines 
Pvt. Ltd ., Vill- Vualka 


RS 


962 


Private 


Agri 


0.320 


Tulsi DasMondal S /o 
Damodar, Vill - Tapsi & 
others 


RS 


963 


Private 


Agri 


0 .090 


Sudan Chandra Gop 
S /o Atul Chandra 
, Vill -Kunusturiya & 
others 


Private 


Agri 


0 .310 


Nirab Das Mondal S /o 
Pankaj , Vill- Tapsi & 
others 


RS 


965 


Private 


Agri 


0 .040 


Tinkori Mondal Slo 
Ketan , Vill 
Bahadurpur & others 


RS 


966 


Private 


Non Agri 


0 .020 


Communication and 
Works Dept. Vill 


Tapsi 


Private 


Agri 


0 .020 


Tanmoy Chatterjee 
S/o -Anadi Nath , Vill 
Tapsi 


1114 | Private 


Agri 


0 . 190 


Associated Nandi on 
behalf of Coalieries, 
Vill - Tapsi 


Private 


0 .020 


Associated Nandi on 
behalf of 
Coalieries, Vill- Tapsi 


RS 


1148 


Private 


Agri 


0 .035 


Dharmadas Mondal 
S /o Kunja Bihari , Vill 
Tapsi & others 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


- 


Burdwan 


Jamuria 


Tapsi 
(J.L . No.- 

53 ) 


RS 


1221 


Private 


Agri 


0 .045 


Chandidas Mondal S /o 
Nabin Mondal, Vill 
Tapsi & others 


RS 


1272 


Private 


Agri 


0 . 065 


Tulsi DasMondal S /o 
Damodar Vill- Tapsi 
& others 


RS 


Private 


Non Agri 


0.020 


Satyaranjan Mondal 
S/o - Haridas, Vill 
Tapsi & others 


RS 


790 


Govt. 


Non Agri 


0 .300 


Collector, Burdwan 


Dhasala 
( J.L . No. - 

56 ) 


RS 


791 


Govt. 


Agri 


0 .070 


Collector, Burdwan 


792 


Govt. 


Agri 


0 .900 


Collector , Burdwan 


803 


Govt. 


Agri 


0.080 


Collector, Burdwan 


804 


Govt. 


Non Agri 


1.880 


Associated Nandi on 
behalf of Coalieries 
, Vill- Tapsi 


808 


Govt. 


Non Agri 


2 . 460 


Collector, Burdwan 


| 809 


Govt. 


Non Agri 


0 . 350 


Collector, Burdwan 


1611 


Private 


Agri 


0.220 


0 .220 


Associated Nandi on 
behalf of Coalieries 
, Vill- Tapsi & others 


RS 


1712 


Private 


Agri 


0 .050 


Collector, Burdwan 


1713 


Govt. 


Agri 


0 .090 


Collector, Burdwan 


1715 


Govt. 


Non Agri 


0 .070 


Associated Nandi on 
behalf of Coalieries 
, Vill- Tapsi 


RS 


1803 


Govt. 


Agri 


0.400 


Associated Nandi on 
behalf of Coalieries 
, Vill - Tapsi 


Total 14 .96 Acre 


[F . No. RW /NH - 12014 /WB (10 )LA / 16 - S & R (B ) ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .04 .29 16 :56 :41 + 05 30 


